सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या- 772 


5 अश्विन , 1938 ( श० ) 
राँची, मंगलवार , - 

27 सितम्बर , 2016 (ई० ) 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


संकल्प 
24 सितम्बर, 2016 


विषय :- जमशेदपुर (UA) के Sewerage एवं Drainage हेतु पूर्व से प्रस्तावित परियोजना के लिए 
जुडको लि . के द्वारा विधिवत् चयनित परामर्शी संस्था M/s Tata Consulting Engineering 
Limited , मुम्बई को मनोनयन के आधार पर अतिरिक्त कार्य आवंटन एवं अतिरिक्त परामर्शी शुल्क के 
भुगतान के संबंध में । 


संख्या - JUIDCO Ltd ./TCE JUA Towns / 724 / 2016-5352 -- जमशेदपुर ( UA) में कुल चार शहरी 
स्थानीय निकाय यथा- जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति , मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति, जुगसलाई 
नगरपालिका एवं आदित्यपुर नगर परिषद् सम्मिलित है । राज्य के प्रमुख शहरों में समेकित सिवरेज 
एवं ड्रेनेज योजना धरातल पर लाने तथा शहरों को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए पूर्व में JNNURM 
एवं राज्य योजना के अधीन कतिपय शहरों की सिवरेज एवं ड्रेनेज योजना से संबंधित डी . पी . आर . 
तैयार किया गया था , लेकिन नियमित अनुश्रवण एवं तकनीकी कार्यबल के अभाव में उन्हें अमली 
जामा नहीं पहनाया जा सका | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार 27 सितम्बर , 2016 


2. 


उक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत राज्य के प्रमुख शहरों यथा- राँची, 
धनबाद, देवघर, जमशेदपुर , गिरिडीह, चास, मेदिनीनगर , चाईबासा, दुमका में समेकित सिवरेज 
- ड्रेनेज योजना को प्राथमिकता के आधार पर करने का निर्णय लिया जाता है | 


3. 


कार्यालय आदेश संख्या - 06A/ न०वि०/सिवरेज - ड्रेनेज - 04/14- 117 , दिनांक 12 जून , 2014 के आलोक 
में जुडको लि . के द्वारा NIT No .- JUIDCO / NIT / DPR-PMC /Sewerage & Drainage/ 59/ 2014 दिनांक 
13 अगस्त , 2014 प्रकाशित किया गया । 


4. 


उपरोक्त प्रकाशित निविदा के आधार पर जुडको लि . की निविदा चयन समिति के द्वारा प्राप्त 
at Gratuit À M /s Tata Consulting Engineering Limited , Mumbai vd M /s Tandon Urban 
Solutions Pvt. Ltd ., Mumbai के क्रमशः रु. 5, 33 , 38 , 000/- (पाँच करोड़ तैंतीस लाख अड़तीस 
हजार रुपये) मात्र एवं रु. 43 ,98, 60,000 /- ( तैंतालीस करोड़ अंठानवे लाख साठ हजार रुपये ) 
मात्र में से 11 अर्थात् M/s Tata Consulting Engineering Limited , मुम्बई को सफल घोषित किया 
गया तथा निम्नलिखत कार्य आवंटित किया गया : 


Package 
Name 


ULB 


Description of Services 


Sewerage and 
Drainage System 


Package -| JUA -Mango 


Gol and God Approval over 

already 
Prepared DPR 


JUA - Jugsalai 


YES 


JUA -7 Census Town 


AND 


JUA - Adityapur 


Project Management 

Consultancy 
Services (PMC) 


JNAC- Ghorabandha 


Giridih 


Preparation of Detailed Project 

Report (DPR ) 


Medininagar 


YES 


Project Management 
Consultancy Services (PMC ) 


Chaibasa 


5 . 


उपरोक्त कार्य हेतु प्रकाशित RFP के Tern of Reference (TOR ) की कंडिका -2 के अनुसार Package -| 
के जमशेदपुर शहरी क्षेत्र ( मानगो अ. क्षे. स ., जुगसलाई नगरपालिका , JUA 7 Census Town, 
आदित्यपुर नगर परिषद् एवं जमशेदपुर अ. क्षे.स .- घोराबांधा) का केवल Project Management 
Consultancy (PMC ) कार्य किया जाना चिन्हित था । साथ ही तैयार किये गये डी . पी . आर . का 
भारत सरकार एवं राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त किया जाना था । 


6. 


पूर्व में PInNURM योजना अंतर्गत जमशेदपुर UA के अधीनस्थ निकायों में सिवरेज - ड्रेनेज योजना 
हेतु DPR तैयार करने का कार्य परामर्शी M/s Tetra Tech को दिया गया था | M/s Tata 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार 27 सितम्बर, 2016 


Consulting Engineering Limited, मुम्बई के द्वारा कार्य प्रारम्भ करने के पश्चात् JNNURM के 
तहत् तैयार डी . पी . आर . की प्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध M/ s Tetra Tech ( परामर्शी) एवं 
CPHEEO , New Delhi से किया गया था जो कि अब तक अप्राप्त है । 


8. 


9. 


राज्य सरकार के सिवरेज एवं ड्रेनेज कार्य की प्राथमिकता को ध्यान में रखकर मानगो, 
जुगसलाई, जमशेदपुर Census Town एवं आदित्यपुर का डी . पी . आर . पुनः बनाने का निर्णय लिया 
गया एवं परामर्शी M/ s Tata Consulting Engineering Limited, मुम्बई को डी . पी . आर . बनाने का 
निदेश दिया गया । डी. पी . आर . बनाने के लिए M/ s Tata Consulting Engineering Limited , मुम्बई 
के द्वारा लगभग 650 कि . मी . सड़कों का पुनः सर्वेक्षण और डेटा कलेक्शन किया जाना है साथ 
ही 179 स्थानों पर Geotechnical सर्वेक्षण किया जाएगा । 
नये सर्वे एवं डी. पी . आर . बनाने के अतिरिक्त कार्य हेत् परामर्शी M/s Tata Consulting 
Engineering Limited , मुम्बई के द्वारा रु० 60, 35, 924/- ( साठ लाख पैंतीस हजार नौ सौ चौबीस 
रुपये ) मात्र की मांग की गई है । 
उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में परामर्शी द्वारा कंडिका -5 में वर्णित प्रयोजन के निमित्त पूर्व के चिन्हित 
कार्य PMC के अलावा मानगो, आदित्यपुर , जुगसलाई एवं जमशेदपुर अ. क्षे.स . एवं census 
Town का नया डी . पी . आर. बनाने का कार्यपूर्ण करने हेतु रु० 60, 35 , 924/-( साठ लाख पैंतीस 
हजार नौ सौ चौबीस रुपये) मात्र की मांग की गई, लेकिन उच्चस्तरीय विचार -विमर्श के पश्चात् 
M/s Tata Consulting Engineering Limited , मुम्बई के द्वारा रु० 60, 35 , 924/- ( साठ लाख 
पैंतीस हजार नौ सौ चौबीस रुपये ) मात्र की जगह रु० 45 ,00 ,000/- ( पैंतालीस लाख रुपये) मात्र 
की स्वीकृति प्रदान की जाती है | 
जमशेदपुर अ. क्षे. स ., आदित्यपुर नगर निगम, मानगो अ. क्षे. स . एवं जुगसलाई नगरपालिका के 
पूर्व के PMC कार्यों के अतिरिक्त डी . पी . आर . बनाने हेतु अतिरिक्त कार्यों की भी स्वीकृति प्रदान 
की जाती है । 


10 . 


चूँकि परामर्शी M/s Tata Consulting Engineering Limited , मुम्बई द्वारा Package -1 के अन्य 
शहरों का भी कार्य किया जा रहा है । अतः उक्त परामर्शी को नये चार निकायों यथा- मानगो , 
जुगसलाई, आदित्यपुर एवं जमशेदपुर Census Town का डी . पी . आर . तैयार करने हेतु झारखण्ड 
वित्त नियमावली के नियम- 235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत् 
कार्यहित में मनोनयन के आधार पर कार्य आवंटन एवं परामर्शी शुल्क की अतिरिक्त राशि रु० 
45,00 ,000/- (पैंतालीस लाख रुपये) मात्र के भुगतान पर स्वीकृति प्रदान की जाती है । 
संदर्भित प्रस्ताव में माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग की सहमति प्राप्त है । 
संदर्भित प्रस्ताव में योजना -सह- वित्त विभाग की सहमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्राप्त है 
13. 1 कार्य की Economy, Efficiency और Accountability सुनिश्चित करने के लिए जुडको लि . 
को उत्तरदायी बनाया जायेगा । 


13. 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) मंगलवार 27 सितम्बर, 2016 


13. 2 कार्य की समय - सीमा MoU में तय हो जो Reasonable होगा | 


13. 3 व्यय के वहन का Mode भी तय कर लिया जायगा जो स्पष्टतः चरणबद्ध होगा | 


13.4 डी . पी . आर. के क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जायेगा ताकि डी . पी . आर . निर्माण पर 
हुए व्यय का औचित्य स्थापित हो । 
नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा योजना- सह-वित्त विभाग के द्वारा उद्धृत उपर्युक्त 
शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा | 
उपर्युक्त प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 10 अगस्त , 2016 में मद संख्या 6 
के रूप में स्वीकृति प्राप्त है | 


14. 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरूण कुमार सिंह , 
सरकार के प्रधान सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 772 - 50 | 


